निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 ज्येष्ट 1940 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 20 जून 2018 


( सं0 पटना 598) 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

__ 13 अप्रील 2018 
सं० 2स्था० - 163/16 - 3352/वि०स० — वित्त ( वै०दा०नि०को० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै०दा०नि०को० 
- 02 /वि०वि०स०- 05 / 11 - 352 /( 22 ), पटना , दिनांक -27.03. 2018 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम- 230 एवं 248( क ) के 
तहत श्री भूदेव राय , उप सचिव , बिहार विधान सभा, पटना का दिनांक 11.12.2017 से 18. 12.2017 तक उपार्जित अवकाश 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है । इसके पश्चात् इनके कोष में 292 दिनों का उपार्जित अवकाश संग्रहित है । 


आदेश से , 

दीनानाथ प्रसाद , 
अवर सचिव , बिहार विधान सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 598 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


